निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 आषाढ़ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 784 ) पटना , शुक्रवार , 5 जुलाई 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 जून 2019 
सं० 7 / स्था०1 - 9 - 03 / 2010 ( खण्ड - II) 8534 / सा0प्र0 - महानिबधंक, उच्च न्यायालय, पटना के 
पत्रांक - 44302 दिनांक 17.05. 2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री अजीत कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, पटना, पीठासीन पदाधिकारी विशेष न्यायालय, एन0आई0ए0 , पटना को बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम , 
2009 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय, पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. सं० 7 / स्था01 - - 03 / 2010 ( खण्ड - II) 8535 / सा0प्र0 - महानिबधंक, उच्च न्यायालय , पटना के 
पत्रांक - 44302 दिनांक 17.05.2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री बीरेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
मुजफ्फरपुर को बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम , 2009 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय, मुजफ्फरपुर के प्राधिकृत 
पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है । 

3. सं० 7 / स्था०1 - 9 - 03 / 2010 ( खण्ड - II ) 8536 / सा0प्र0 - महानिबधंक, उच्च न्यायालय , पटना के 
पत्रांक - 44302 दिनांक 17.05. 2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री बिनय कुमार मिश्रा , अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, भागलपुर को बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम , 2009 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय , भागलपुर के 
प्राधिकृत पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है । 

4. सं० 7 / स्था01 - 9 -03 / 2010 ( खण्ड - II) 8537 / सा०प्र० — महानिबधंक, उच्च न्यायालय, पटना के 
पत्रांक - 41899 दिनांक 09.05. 2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री मधुकर कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
पटना को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ( डी0ए0 केस को छोड़कर ) के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायाधीश (निगरानी), 
पटना के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है । 

5. सं० 7 / स्था01 - 9 - 03 / 2010 ( खण्ड - II) 8538 / सा0प्र0 - महानिबधंक , उच्च न्यायालय , पटना के 
पत्रांक - 41899 दिनांक 09.05.2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री कुमुद रंजन सिंह , अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , भागलपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ( डी0ए0 केस को छोड़कर) के अन्तर्गत गठित विशेष 
न्यायाधीश (निगरानी), भागलपुर के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 जुलाई 2019 
6. सं० 7 / स्था01 - 9 - 03 / 2010 ( खण्ड - II) 8539 / सा0प्र0 - महानिबधंक , उच्च न्यायालय , पटना के 
पत्रांक - 41899 दिनांक 09.05.2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री राधे श्याम शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (डी0ए0 केस को छोड़कर) के अन्तर्गत गठित विशेष 
न्यायाधीश (निगरानी), मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गुफरान अहमद, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 784 -57 1 + 10 डी0टी0पी0 । 

___ Website: http :// egazette. bih. nic .in 


